1344 


HARYANA GOVT . GAZ ., JUNE 14, 1983 (JYST . 24, 1905 SAKA) 


[ PART 1 


- 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 2 जून , 1983 


सं ० 21/ 1/ 83 - सिः कार्य-( 4). हरियाणा नहर तथा जल विकास अधिनियम , 1974 ( का हरियाणा अधिनियम 29 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी पहली 
अधिसूचनात्रों का अधिक्रमण करसे हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना संख्या 2 में 
वर्णित हरियाणा सरकार के अधिकारी घोषित करते है जिनके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन मभी मामलों के सम्बन्ध 
में और अपने अपने अधिकार क्षेत्रों की ऐसो स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके भीतर उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियां 
प्रधान की गई हैं अथवा कर्तव्य सौंपे गए हैं , उक्त अधिनियम के खाना 3 में उल्लिखित सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
अथवा सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन किया जाएगा : 


अनुसूची 


क्रमांक 


पद संख्या 


अधिनियम के.अधीन अधिकारी 


1 


मण्डल नहर अधिकारी , 


कार्यकारी इंजीनियर 
महेन्द्रगढ़ नहर मण्डल सं : III , 
नारनौल । 


2 


मण्डल नहर अधिकारी .. 


कार्यकारी इंजीनियर, 
महेन्द्रगढ़ नहर मण्डल , 
सं 4, नारनौल । 


3 


उप - कलक्टर । 


उप -कलक्टर महेन्द्रगढ़ 
नहर मण्डल सं : 4, नारनौल । 


4 


उप मण्डल नहर अधिकारी 


। 


उप -मण्डल अधिकारी , 
नारनौल शाखा उप मण्डल , 
सं : I , नारनौल । 


5 


उप - मण्डल- नहर अधिकारी 


उप मण्डल अधिकारी , 
नारनौल उप - शाखा 
उप - मण्डल सं II , नारनौल ।। 


6 


उप - मन्डन नहर अधिकारी .. 


उप - मण्डल अधिकारी , 
नारनौल शाखा उप - मण्डल सं : Ill , 
नारनौल । 


7 


उप - मण्डल नहर अधिकारी 


5 


8 


उप - मण्डल नहर अधिकारी 


" 


उप - मण्डल अधिकारी, 
महेन्द्रगढ़ नहर यांत्रिक 

उप - मण्डल सं . III , 
महेन्द्र गढ़ । 
उप - मण्डल अधिकारी , 
महेन्द्रगढ़ नहर यांत्रिक 
उप - मण्डल , चरखी दादरी । 
उप - मण्डल अधिकारी, 
नारनौल शाखा उप - मण्डल , 
सं : 4 , नारनौल । 


9 


उप - मण्डल नहर अधिकारी । 


PART ] ] 


HARYANA GOVT. GAZ , JUNE 14 , 1983 (JYST. 24, 1905 SAKA ) 


1345 


क्रमांक 


पद संख्या 


अधिनियम के अधीन अधिकारी 


-- 


.. 


उप - मण्डल नहर अधिकारी । 


उप - मडल अधिकारी , 
नारनौल शाखा उप - मण्डल 
सं : 5, महेन्द्रगढ़ । 


11 


उप - मण्डल नहर अधिकारी । 


उप- मण्डल अधिकारी , 
नारनौल शाखा उप - मण्डल 
सं : 6 , नारनौल । 


12 


उप - मण्डल नहर अधिकारी । 


उप- मण्डल अधिकारी, 
नारनौल शाखा उप - मण्डल , 
सं : 1 नारनौल । 


एस . जी . सुन्द्रम , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 
सिंचाई विभाग चन्डीगढ़ । 


राजस्व विभाग 


दिनांक 3 जून , 1983 


प्रदान 


संख्या 8896-र-2-82/18072 .--- पंजाव अग्रक्रय अधिनियम, 1913, की धारा 8 की उप -धारा ( 2) धारा 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा घोषित करते हैं कि नीचे दी गई अनूसूची में 
पणित भूमि जो कि दिनांक 2 जनवरी , 1981 को निष्पादित किए गए रजिस्टर्ड बिक्री प्रमाण- पत्र में श्री मोहन लाल , 
पुत्र श्री राम सिंह , गांव मथाना, तहसील थानेसर ( कुरुक्षेत्र ) द्वारा म ० कृष्णा राईस एण्ड जनरल मिल्ज़ , लाडवा रोड , पिपली 
( कुरुक्षेत्र ) को गांव मथाना में राईस तथा जनरल मिल्ज़ स्थापित करने हेतु बेची है, के बारे में अग्रक्रय का कोई भी अधिकार 
नहीं होगा । 

अनुसूची 


जिला 


तहसील 


गांव 
खतौनी नं ० 


उद्योग लगाने हेतु क्षेत्र का विवरण 


खसरा नं ० 


क्षेत्र 


-- 


बीघा .. 


विसवा 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


मथाना 


2338 


00 


* ( खतौमी नं . 1. 26 ) 


2339 


00 


2349 


1 


13 


2350 


4 


00 


2351 


4 


16 


कुल 


जोड 


18 


09 


एल ० सी ० गुप्ता , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


P461 1346 


AI 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 14 , 1983 ( JYST . 24 , 1905 SAKA ) 


[ PART I 


13 


REVENUE DEPARTMENT 


The 3rd June , 1983 


No.17 $ 8996 R -II-82 / 18072 .-- In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 8 of 
the Punjab Pre- emption Act, 1913, the Governor of Haryana hereby declares that no right of pre - emption 
shall exist with respect of the sale of the land described in the Schedule given below , made by Shri Mohan 
Lal son of Shri Ram Singh of village Mathana , tehsil Thanesar (Kurukshetra ) by sale deed executed on 
2nd January , 1981 in fevour of M /s, Krishana Rice and Goneral Mills, Ladwa Road , Pipli (Kurukshetra ) 
for the purposes of setting up Rice and General Mills in village Mathana : 
। पाकर FFEF- PE 

SCHEDULE 


District 

Tehsil 
। जिला TF Part- TE 


Revenue 
Estate 


Description of the area 
Eि AFRIK . comprising industry 
-पहारमा 
Khasra Nos. 

Area 
ITRATE : P 


Bigha 


Biswa 


2338 


4 


00 


PER 

ET 
Kurukshetra 

Thancsar 
माकपा माले FFIP 
। झा F MEREP 


Mathana 
(Khatuni 
No. 126) 


2339 


4 


00 


- 


PAPE FREE 


2349 


13 


६zel .FEE FIो 


2350 


4 


16 


FTER 


- 


. 


TA TIEVE कि 8 TET ... Ie1 .APER PAIR FTEP - 5T08158-2355088 1 4 
#fFEER F को EPTTP ITE BE TPRETY + STg PF FNFTMarr frip fro9 
HE FIR FY -TIPR तिकी 

को I कि 1801 J - PO FIFA को Pाणे 

-18 Bighas and 9 Biswas in_all . 
किगण RTER F PEER E F ग्रह TIE ( ESAF ) TFFTS RESERTFTPFor M REP 
IFANART TF PPRPFFIFE FREE F नमो FIFE THE RESTF P FIRE FIR ( ) 

L. C. GUPTA , TILIEF 
IFMFP 

Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department. 
TE TEER RS FITE IFE 

राजस्व विभाग 

मिठा 
दिनांक 3 जून ,fift 
क्रमांक 8333-र- 2-82/ Y8875.-- पंजाब अग्रक्रय अधिनियम , 1913,.... की धारा 8 की उप-धारा ( 2) द्वारा 
प्रानकी गई शक्तियों का और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल इसको द्वारा घोषित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूचीमा वर्णित भूमि , जोकि दिनांक 16 अगस्त, 1982 तथा 
230 अगस्त, 1982 को निष्पादित किए गए प्राज़िस्टकी चिके विलेखों द्वारा मंजिस्टक आटो लिमिटिड , सी-48, फोकल 
वाइंट , लुधियाना, को मोपेडिस ( सादोसाइक्लज), स्कूटर , मोटर साईकल आदि बनाने हेतु न्या उद्योग रथ पित करने के लिए 
वैची गई है, के लिए निम्न व्यक्तियों द्वारा किए गए विक्रयों के बारे में अग्रक्रय का कोई भी अधिकार नहीं होगा : -- 

कांशी राम , पूरन , नागपाल , पुन श्रीमती किसतूरी, विधवा जगदीश , पुत्र श्री मोती राम , गांव मालपुरा , 

तहसील रिवाड़ी , जिला महेन्द्रगढ़ ; 
४६. किशन चन्द, पुत्र श्री मदन , पुत्र श्री मोती राम , गांव मालपुरा , तहसील रिवाड़ी , जिला महेन्द्रगढ़ ; 

कांशी राम , पूरन सिंह, नगिपाल , पुत्र श्री जगदीश , पुत्र श्री मोती राम , गांव मालपुरा , तहसील रिवाही, 
IPP OF जा 

जिला महेन्द्रगढ़ ; 
PATTIET 
| DEFT FIETY4 . श्रीमती किसतूरी , पत्नी कांशी राम , पूरन नागपाल , पुन और श्रीमती काशमोरो और सरला , सत्रियाँ जगदीश , 

पुत्र श्री मोती राम , गांव मालपुरा, तहसील रिवाड़ी , जिला महेन्द्रगढ़ ; 


00 


०८६१ 


al 


e0 


3 . 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 14 , 1983 (JYST . 24, 1905 SAKA) 


1347 


- 


5. मदन, पुत्र श्री मोती राम , पुत्र श्री रूधा, गांव मालपुरा , तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ ; 
6. श्रीमती किसतूरी , विधवा दीन दयाल, कांशी राम , पूरन और नागपाल , पुत्र श्री जगदीश और श्रीमती 

कशमीरी भोर श्रीमती सरला, सुपुत्रियां जगदीश , पुत्र श्री मोती राम , गांव मालपुरा , तहसील रिवाड़ी, 

जिला महेन्द्रगढ़ ; 
7. प्रोम प्रकाश, पुत्र श्री मदन , पुन श्री मोती राम , गांव मालपुरा , तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ ; 
8. गया लाल , पुत्र श्री धर्म सिंह, पुत्र श्री नबल सिंह , गांव होडल , तहसील पलवल , जिला फरीदाबाद , 

मालिक गांव मालपुरा , तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ । 


अनुसूची 


भूमि का विवरण 


जिला 


तहसील 


जोड़ 


रेविन्य 
एस्टेट 


मुस्ततील 

नं ० 


किल्ला 
नं ० 


खेवत नं ० 


खातूमी 


न . 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


कनाल मरला 


गांव मालपुरा 


2-12 


72--00 


143 152 

9 
महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी 

20/2 (2-12 ) 
--- 

158 167 19 

17 ( 

80) 

18 (8-0 ) 
4.-- ६ ॥ ( -- 

19 (8-0) 

22 ( 8-0) 
हा -8 A 

23 ( 8--0 ) 

24 (8-0) 
IFP of om 

20 

2 (8-0) 
TA MFTE 

3 (8-0) 
| MP FITY 

4 (8-0) 
TMEMT4143 152 

9 

2 (6-6) 

9/2 (6-4 ) 
E8D ! onuli 

10 (8-0) 
apitab ( Capita-J12 d bamsin 41210111 1 ) : 

11 (8-0) 
919 to idgit on 18:11 2978179b yd9190 S86X18H to 10019V0D 911 : 
d_sbser wolad navig slubdo29.11 ni badinn: 3b brusisit tools . am . 

12/1 (6-4 ) 
10 

6 ( 4-1 ) 
He to moe .daibgel ion2 lo wobrw iwix jisminda 10 2004 ,loqust (16744 

15 ( 7-16 ) 
: 18YTabadsM taimuzib .inswaR liadat .suqlsM agslliv .fl.. 

143 152 . 

9 

12/3 (0-5) 
1698 liedat , stuqI6M 9381liz .168 ito MiTa in noa asbsMind2 to noé bried ) media . 

: disgrabnaliMIN31-2) 
&M ogelliv mei ito ir inde lo que desbybt inde 10 2002 laqysh , dgui2 48101.973:9 daltx017 ) 

grabnaristestainleib .i181GH lienat .s209(4-0) 
ons inindead ifirminde bas enor .Isqushasu .msl idnidio tiw .inutix ishitie7--10) 
118w98 fieds .67uglel sgalliv .016 IJOM inda lo moc dzibyst in2 1032193dgubb $1184 

; 01691! baodbla toittab 

7 (7--7 ) 
bintzib : 176999 liedst stugisM 936 | livedbu ida lo 002.068 IDOM inde 10 002 nebe ? 

: disgrsbndar (7-7) 


. 


46--11 


. 


2-4 


1348 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 14 , 1983 (JYST. 24, 1905 SAKA) 


[ PART 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


कनाल मरल 


FEESTE 


farsit- 


- 


मालपुरा 
समाप्त 


9 (7-7) 
10 (6-8) 


समाप्त 


समाप्त 


21 


160 


169 


9 


10 


56-6 


142 


151 


9 


10 


160 


169 


9 


10 


12-00 


159 


168 


9 


1 ( 840) 
26 ( 1-13 ) 
26 ( 147) 

1 (2--16) 
16 (7--14 ) 
26 ( 1413) 
26 (1–17) 
21 (1-15) 
12 (5--11 ) 
13 (9--1) 
14 (549) 
25 (1-0) 
-1 (7--0 ) 
5 (8-0) 
9 (5–17) 
10 (7-7) 


10 


20 


43-16 


96 


104 


2 


13_4 


कुल जोड़ 


248—13 


PATO TONT, 
सचिव , हरियाणा सरकार , 


OF fawr 


REVENUE DEPARTMENT 


The 3rd June , 1983 


No. 8333- R -II- 82 /18675. - In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 
of the Punjab Pre -emption Act, 1913, the Goveryor of Haryana hereby declares that no right of pre 
emption shall exist with respect to the sale of the land described in the Schedule given below made b 
Sarvshri 

1. Kanshi Ram , Puran , Nagpal, sons of Shrimati Kisturi, widow of Shri Jagdish , son of Shi 

Moti Ram , village Malpura , tehsil Rewari, district Mahendergarh ; 
2. Kishan Chand , son of Shri Madan , son of Shri Moti Ram , village Malpura , tehsil Rewar 

district Mahender garb ; 
3. Kanshi Ram , Puran Singb , Nagpal, sons of Shri Jagdish , son of Shri Moti Ram , village Mal 

pura , tehsil Rewari, district:Mabendorgarb ; 
4. Shrimati Kisturi, wife of Kanshi Ram , Puran , Nagpal, sons and Shrimati Kashmiri an 

Sarla , daughters of Shri Jagdish , son of Shri Moti Ram , village Malpura , tehsil Rewar 

district Mahendergarh ; 
5. Madan , son of Shri Moti Ram , son of Shri Rudha, village Malpura , tehsil Rewari, distric 

Mahendergarh ; 


ART İ ] 


) 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 14 , 1983 (JYST. 24 , 1905 SAKA ) . 


1349 


6. Smt. Kisturi, widow of Deen Dayal, Kanshi Ram , Puran and Nagpal, sons of Shri Jagdish 

and Smt. Kashmiri and Smt. Sarla , daughter of Jagdish , s/ o Shri Moti Ram , village Mal 
pura , Tehsil Rewari, District Mahendergarh ; 


7. Om Parkash , son of Shri Madan , son of Shri Moti Ram , village Malpura , Tehsil Rewari , 

District Mahendergarh ; 


8. Gaya Lal, son of Shri Dharam Singh , son of Shri Nabal Singh , village Hodel , Tahsil 

Palwal, District Faridabad , owner, village Malpura , Tehsil Rewari, District Mahcdergarh 
by eight registered sale deeds executed on 16th August, 1982 and 23rd August, 1982 in favour 
of M /s Majestic Auto Limited , C -48 , Focal Point, Ludhiana for the purposes of establish 
mont of a new industry to conduct and carry on the business of manufacture of all kinds 
of mopeds (Autocycles), Scooters, Motor Cycles, etc : - 

SCHEDULE 


District 


Tahsil 


Total 


Revenue Khewat 
Estates . I 

No. 


Khatauni 

No. 


Musta til 

No. 


Killa 
No. 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


K. M. 
2-12 


Rewari 


143 


152 


9 


20/2 (2—12 ) 


ahondra 

garh 


Village 
Malpura 


158 


167 


10 


20 , 


72.00 


143 


152 


9 


17 (8-0 ) 
18 (8-0) 
19 (8-0) 
22 (840) 
23 (8-0) 
24 (8-0) 
2 (8-0) 
3 (840 ) 
4 (8-0 ) 

2 (6-6) 
9/2 (6-4) 
10 (8-0) 
11 (8-0 ) 
12/1 (644) 
6 ( 

41) 
15 ( 7-16 ) 
12/3 (0.5) 
13/2 (1-2) 
14/2 (0--17 ) 

20 (4-0 ) 
21 (1-0) 
6 (7-7) 
1 (7-7) 
8 ( 

77) 
9 (7-7) 
10 (6-8) 
1 (8-0 ) 


10 


46--11 


143 


152 


7 


9 


2-4 


156 


165 


10 


20 


21 


And half of 

160 


169 


9 
10 
9 


56-6 


142 


151 


26 (1-13) 
26 (1-7) 

1 (2--16 ) 
16 (7-14 ) 
26 ( 1-13 ) 
26 (1–17 ) 


10 


160 


169 


9 
10 


1200 


5 


1350 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 14 , 1983. (JYST . 24 , 1905 SAKA ) 


( PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Rewari 


1 59 


168 


9 


Mahendra 

garh 


Village 
Malpura 


10 


K , M. 
21 South - West 

( 1-15 ) 
12 (5-11) 
13 (9-1) 
14 (549) 
25 (1-0) 
1 ( 740) 
5 (80) 

43-16 
9 (5--17) 
10 (7--7) 13—4 


20 


96 


104 


21 


Grand Total 


248—13 
Marlas 


L. C. GUPTA , 
Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 
REVENUE DEPARTMENT 


The 7th June, 1983 


No. 599-RIII-83 /18398.-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely 
to be needed by the Government, at public expense , for a public purpose , aamely , for the Gons 
truction of Sub - Tehsil complex at Village Uchana , Tehsil Narwana , it is hereby notified that the land 
described in the spocification below is needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , for the 
information of all whom it may concern . 

In exercise of the powers conforted by the aforesaid section , the Governor of Haryana , hereby 
authorises the officers, for the time being ongaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required as pormitted by that section . 

Any person interested in the above land , who has any objection to the acquisition may within 
a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette, file an objoction 
in writing before the Collector , S. D. O. ( C ), Narwana . 
Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Narwana . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Kbasra Nos. 


Locality ) 
Village 


Hadbast 

No. 


Arca in 
Acres 


Remarks 
Arca 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


K. M. 


A. K. M. 
3 7 18 


Jind 


Narwapa 


Pahlwan 


114 


81 


1 


4 


13 


2 


2 


8 0 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ. , JUNE 14, 1983 (JYST 24, 1905 SAKA) 


1351 


District 


Tehsil 


Area 


Locality / 
Village 


Hadba st 

No. 


Khasra 

Nos . 


Remarks 
Area 


in 


Acres 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Jind 


Narwana 


Pahlwan 


114 


A. K. M. 
3 7 18 


3 
8 

9 
10 


K. M. 
2 16 
4 16 
7 6 
4 7 


Total Area 


31-18 


L. C. GUPTA, 
Financial Commissioner & i Secretary to 

Government, Haryana , 
Revenue Department. 


राजस्व विभाग 


दिनांक 7 जून , 1983 


की धारा 4 , 


सं ० 599-र-III / 83/ 18402.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार को सरकारी खर्च पर लोक 
प्रयोजन के लिए अर्थात् तहसील नरवाना की उप -तहसील उचाना के संमूह ( कम्पलैक्स ) के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता 
पड़ सकती है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे लिखे विनिर्देश (स्पैसीफीकेशन) में वर्णित भूमि की 
उपयुक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । 
इसलिए यह अधिसूचना , भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 , 

के उपबन्धों के अधीन सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इस उपक्रम में इस समय 
लगे सभी अधिकारियों का उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित इस परियोजन की किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा 
उक्त धारा द्वारा अनुताप्राप्त सभी अन्य अपेक्षित कार्य करने के लिए प्राधिकार 
उपयुक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति जिसे 

उस भूमि के अर्जन के बारे कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन से तीन दिन की अवधि के अन्दर, कलैक्टर ( उप मण्डल अधिकारी नागरिक ) नरवाना के सामने लिखित आपत्ति 
प्रस्तुत कर सकता है । 
उक्त भूमि के नफाशों का भूमि अर्जन मलक्टर, नरवाना के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है । 

विनिर्देश 
जिला तहसील परिक्षेत्र हृदवस्त 

क्षेत्रफल एकड़ों खसरा 
गांव संख्या 

में नं ० 

क्षेत्रफल 


देते हैं । 


विशेष कथन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


ए ० क ० म ० 
3 7 18 


कनाल मरले 
4 13 


जीन्द 


पाहलवां 


नरवाना 


114 


81 


8 
2 


1/2 
2 
3 
8 

9 
10 


00 
16 
16 


7 
4 


7 


18 


कुल क्षेत्रफल 31 

एल ० सी ० गुप्ता , 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


